रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTEREDNo. D . L. - - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजापन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 138} 
No. 138 ] 


दिल्ली , सोमवार , अगस्त 13 , 2012 / श्रावण 22 , 1934 
DELHI,MONDAY , AUGUST 13, 2012/SHRAVANA 22 , 1934 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 121 

[ N. C .T. D . No. 121 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


भूमि के नक्शे का अवलोकनं दिल्ली के भूमि अधिग्रहण 
समाहर्ता ( नई दिल्ली ) , के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


स्थान का विवरण 


क्रम. भवन का नाम 
संख्या एवं पता 


कुल क्षेत्र 
वर्ग मीटर 


1. 


87. 99 


विलियम जनरल तोल्स्तोय मार्ग 
मसोनिक हास्पिटल , तथा जनपथ रोड 
ब्लाक नं. 124 जंक्शन पर स्थित 


भूमि व भवन विभाग 
___ अधिसूचना 

दिल्ली, 13 अगस्त, 2012 
सं. फा . 7( 4) / 11 / भू. व भ . / भू . अ. / 8018. - ~- जबकि 
दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन 
एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय - मंडी हाउस 
कोरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट फेस -II, नई दिल्ली के निर्माण हेतु भूमि 
प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण 
किया जाना संभावित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 
की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन सर्वसम्बंधित के लिए 
प्रचालित की जाती है । . . 

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के 
उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों एवं 
कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण 
करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य 
करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भवन के 
अर्जन में कोई आपत्ति है , अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के 
अंदर दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( नई दिल्ली ) 12 /1 , जाम 
नगर हाउस , नई दिल्ली , के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में 
प्रस्तुत कर सकता है । 
2988 DG/ 2012 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव 
LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 13thAugust, 2012 
No. F. 7 (4 )/ 11/L & B /LA /MRTS/8018 .- Whereas it 
appears to the Lt.Governor , Delhi that land is likely to be 
required to be taken by Government at public expense for a 
public purpose namely for construction of Central 
Secretariat,Mandi House Corridor ofDelhiMRTS Project 
Phase - III . It is hereby notified that the land in the locality 
described below is likely to be acquired for the above 
purpose . 


( 1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


The notification is made under the provisions of 
sub - section 1 of Section 4 of the Land Acquisition 
· Act , 1894 , to all whom it may concern . 

. In exercise of the powers conferred by the aforesaid 
section , the Lt. Governor, Delhj is pleased to authorize the 
Officers for the time being engaged in the undertaking with 
their servants and workmen to enter upon and survey the 
land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that section 

Any person , interested , who has any objection to 
the acquisition of any land in the locality, may within 30 
days of the publication of the notification file an objection 
in writing before the Land Acquisition Collector 
(New Delhi), New Delhi. 

Map showing the boundaries of land covered by 
the notification is available for inspection in the office of 
the Land Acquisition Collector (New Delhi), 12/ 1, Jam 
Nagar House, New Delhi. 

SPECIFICATION 


Sl. Name of the Premises 
No. & Municipal Number 


Brief details Area required 
of location Sq .Mtrs. 


1. 


87. 99 


William General 

Masonic Hospital, 
Block No. 124 


Located at 

ocated at 
Tolstoy Marg 
& Janpath Road 
Junction 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital 

Territory ofDelhi, 
VINAY KUMAR, Addl. Secy. 
राजस्व विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 13 अगस्त, 2012 
सं . फा . 7 / (13 ) / राजस्व / जी .ए ./ राज , श. / तहसी. / 
2012 / पी .एफ . -II / 1714. - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश 
( stand reliving ) सं. 268 दिनांक 30 - 5 - 2012 एवं इससे पूर्व 
आदेश ( T / P ) सं. 216 दिनांक 10 - 5 - 2012 के सन्दर्भ में श्री अमर 
नाथ, ग्रेड -I ( दास ) ने दिनांक 1 - 6 - 2012 ( पूर्वाह्न ) को तहसीलदार 
( सदर बाजार ) जिला उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है । अतः : 

1. सं. 7 / ( 13) / रा , स्थ . / स.र ./ 97, — राष्ट्रीय राजधानी 

क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम , 
1887 की उप - धारा 27/1 / बी (1887 अधिनियम सं. 
17 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 
श्री अमर नाथ , ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग 
में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम 
आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक 
कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 


2. सं . 7 / ( 13) / रा, स्थ . / स. र. / 97 /( ii ). राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित उत्तर प्रदेश 
भू - राजस्व अधिनियम , 1901 की धारा 15 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री अमर । 
नाथ , ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की 
तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार . 
के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो 
भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय 

श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 
3. सं . 7 / ( 13) / रा . स्थ . / स.र. / 97 / (iii ). - राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित पूर्वी पंजाब 
जोत ( चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम ) अधिनियम , 
1948 ( 1948 की अधिनियम सं . 50 ) की धारा 14 की 
उप - धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 
श्री अमर नाथ, ग्रेड - 1 ( दास ) को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग 
में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम 
आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में उक्त 
शक्तियाँ व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 
4. सं . 7 / ( 13 ) / रा . स्थ . / स.र. / 97 /(iv). राष्ट्रीय 

राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित दिल्ली भू -राजस्व 
अधिनियम , 1954 ( 1954 की अधिनियम सं. 12 ) की 
धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 
श्री अमर नाथ , ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग 
में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम 
आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक 
कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 
REVENUE DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi , the 13thAugust, 2012 
No . F . 7 (13 )/ Rev./GA /Rev .P./ Tch ./2012/P .F.- II / 
1714 . — In pursuance of Services Department s Stand 
Relieving Order No. 268 dated 30 - 5 - 2012 and earlier 
Transfer/posting Order No. 216 dated 10 -5 - 2012 , Shri Amar 
Nath , Grade - I (DASS ), has joined as Tehsildar (Sadar 
Bazar ), District North on 1 -6 - 2012 ( F /N ). Now , therefore , 

1. In exercise of the pouces unferred by Clause 

(b ) of sub - section ( 1 ) : 9ction ? ? of the 
Punjab Land Revenue Acu. IX ? ( Act No. XVI 
of 1887), as enforced in its National Capiial 
Territory of Delhi, the [ !. 

C omoroſ National 
Capital Territory of Delhinispluused to confer 
upon Sh. Anmar Nath. ( G ...! ( DASS), the 


- 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : -EXTRAORDINARY 


privers of Assistant Collector,Grade- II under 

ht Shikl Act in the said territory, w.cf the date 
of issuniption of charge and so long as he 
trold the post of Tehsildar in the Revenge 
Department or till furtlier orders whichever is 

varlier. 
2 besercise of the powers conferred by Sub 

Section ( 1 ) of Section 15 of the Uttar Pradeshi 
Land Revenue Act, 1901, as enforced in the 
Nilional Capital Territory of Delhi, the 1.1. 
Curemor of National Capital Territory of 
Delvis pleased to conferupon Sh.Amar Nath , 
Vrade -I MASS ). the powers of Assistant 
Collector, Grade - I) under the said Act in the 
said territory, w . e.f. the date of assumption of 
charge and so long as he hold the post of 
Tehsildar in the Revenue Department or till 
fatherorders whichever is earlier. 


3. esercise of the powers conferred by Sub 

slerion ( 2 ) of Section 14 of the last Punjab 
Holdings (Consolidation and Prevention of 
Fragmentation) Act , 1948 ( Act No. 5() of 1948 ). 
os enforced in the National Capital Territory 
of Delhi, the L . Governor ofNational Capital 
Territory of Dellii hereby apponits ShuiAmar 
Natlı, Grade - ) (DASS ), is Consolidation 
Oliver in the said territory for the purpose of 
The aforesaid Act. w .e .f the date of assumption 
of charge and till such tiine as he liolds the 

ustrot Tehsildar in the Revenue Department 
ar till further orders whichever is earlier. 


एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला 
" दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी 

आदेशों तक जो भी पहले हो , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा 
उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें - 
जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं । 
2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम , 1954 की धारा 3 ( 6 ) 

में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के. सी. सुरेन्द्र 
( दानिक्स ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला 
दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी 
आदेशों तक जो भी पहले हो , उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के 

कार्यपालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं । 
3: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा -विस्तारित पंजाब टेनेंसी 

अधिनियम, 1887 की धारा 105 ( 1 ) ( ए ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के. सी. सुरेन्द्र 
( दानिक्स ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला 
दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी 
आदेशों तक जो भी पहले हो , उक्त अधिनियम के 

अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं । 
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित पंजाब 

भू - राजस्व अधिनियम , 1887 की धारा 27 ( 1 ) ( ए ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के. सी . सुरेन्द्र 
( दानिक्स ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला 
दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी 
आदेशों तक जो भी पहले हो , उक्त अधिनियम के 

अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं । 
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा--विस्तारित उत्तर प्रदेश 

भू - राजस्व अधिनियम , 1901 की धारा 14( ए ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के. सी. सुरेन्द्र ( दानिक्स ) को 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह 
राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर 
बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो , 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां 

प्रदान करते हैं । 
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी 

पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम ) 
अधिनियम , 1948 की धारा 41( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के . सी. सुरेन्द्र ( दानिक्स ) 


. In exercise of the powers conferred by Section 


.: 10 . 12 1954 ), the L1. Governor of National 
Capital Territory of Delhi is pleased to confer 
u m Shri Amar Nath, Cirade -I (IDASS). the 
powers of Assistant Collector.Grade - II under 
the said Act in the said territory. W . . .the date 
of assumption of charge and so long as he 
holds the post of Tehsildar in the Revenue 
ieparimentor till further orders whichever is 


carlier. 


सं . फा . 7 / ( 1 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श . / अ उपा / 
2012 / पी. एफ . / 1715. - सेवा विभाग , दिल्ली सरकार के आदेश 
सं. 170 दिनांक 19 - 4 - 2012 के सन्दर्भ में श्री के . सी. सुरेन्द्र 
( दानिक्स ) ने दिनांक 1 - 5 - 2012 ( पूर्वाहन ) को अतिरिक्त जिला 
दण्डाधिकारी ( दक्षिण - पश्चिम ) , जिला दक्षिण - पश्चिम , दिल्ली का 
कार्यभार संभाल लिया है , अत : 


J. दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम , 1954 की धारा 5 में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री के. सी. सुरेन्द्र 
( दानिक्स ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDİNARY 


[Part IV 


। 





Revenue Department or till further orders 
whichever is earlier . 


को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक 
वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के 

पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी 
- पहले हो , कथित अधिनियम की धारा 21 ( 4 ) के 

अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी ( चकबंदी ) द्वारा धारा 21 ( 3 ) 

में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें 
। सुनने के लिए अपीलेट अथोरिटी नियुक्त करते हैं । 

No. F . 7 (1)/Rev. Deptt./GA br./Rev. P ./ADM /2012/ 
P .F ./ 1715 . - -In pursuance of Services Department s Order 
No . 170 , dated 19 -4 - 2012 , Sh . K . C . Surender, DANICShas 
joined as Additional District Magistrate (South -West), 
Distt. South -West on 1-5 -20 12 (F /N ).Now , therefore, 

1. In exercise ofthe powers conferred by Section 

5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 , the Lt. 
Governor of NationalCapital Territory of Delhi 
is pleased to appoint Sh . K . C . Surender, 
DANICS as Additional Collector in the National 
Capital Territory of Delhi and delegates him 
the powers of Collector under Section 6 read 
with Section 76 of the said Act w. e.f. date of 
assumption of charge and so long as he holds 
the post of ADM in the Revenue Department 

or till further orders whichever is earlier. 
2. In exercise ofpowers conferred by Section 3 (6 ) 

of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. 
Governor ofNational Capital Territory of Delhi 
is pleased to ernpower Sh . K . C .Surender, 
DANICS to discharge the functions ofDeputy 
Commissioner under the said Act in the 
National Capital Territory of Delhi, w .e. f. date 
of assumption of charge and so long as he 
holds the post of ADM in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 

earlier. 
3. In exercise of the powers conferred by Section 

105 ( 1 )(a ) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as 
enforced in the National Capital Territory of 
Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to confer upon 
Sh . K .C . Surender, DANICS all the powers of 
the Collector under the said Act in the National 
Capital Territory of Delhi w . e. f. date of 
assumption of charge and so long as he holds 
the post of ADM in the Revenue Department 

or till further orders whichever is earlier. 
4 . In exercise of the powers conferred by Section 

27 ( 1)(a )of the Punjab Land Revenue Act, 1887 , 
as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. 
Governorof NationalCapital Territory Delhi is 
pleased to confer upon Sh. K . C. Surender, 
DANICS the powers of the Collector under 
the said Act in the National Capital Territory of 
Delhi, w .e .f. date of assumption of charge and 
so long as he holds the post of ADM in the 


5. In exercise of the powers conferred by Section 

14 ( A ) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 
1901, as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt.Governor ofNational 
Capital Territory of Delhi is pleased to confer 
upon Sh . K .C .Surender,DANICS all the powers 
of the Collector under the said Act in the 
National Capital Territoryof Delhi , w.e.f. date 
of assumption of charge and so long as he 
holds the post of ADM in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 

earlier . 
6 . In exercise of powers conferred by Section 

41 ( 1 ) of the East Punjab Holdings 
(Consolidation and Prevention of 
Fragmentation ) Act, 1948 , as enforced in the 
National Capital Territory of Delhi, the Lt. 
Governor of National Capital Territory ofDelhi 
hereby appoint Sh. K. C. Surender, DANICS 
and delegate him the powers of hearing 
appeals under Section 21( 4 ) of the said Act 
against the order of Settlement Officer 
(Consolidation ) passed under Section 21(3) of 
the said Act, w . e. f. date of assumption of 
charge and so long as he holds the post of 
ADM in the Revenue Departmentor till further 

orders whichever is earlier. 
सं . फा . 7 /( 1 ) / रा . वि . / स. से. शा . / रा. श ./ उपम.द. / 
2012 / पार्ट , फा ./ 1716. - सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश 
सं . 330 दिनांक 22 - 6 - 2012 के सन्दर्भ में श्री हुकम चन्द , तदर्थ 
दानिक्स ने दिनांक 27 - 6 - 2012 ( पूर्वाह्न) को उप - मण्डलीय 
दण्डाधिकारी , ( पंजाबी बाग ) , जिला पश्चिम , का कार्यभार संभाल 
लिया है । अत : 

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब 

भू - राजस्व अधिनियम , 1887 ( 1887 का पंजाब 
अधिनियम संख्या 17 ) की धारा 27 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 
श्री हुकम चन्द , तदर्थ दानिक्स को , उस समय तक 
सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां , अपने 
कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व 
विभाग में उप - मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत 
हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , 
प्रदान की जाती है । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित उत्तर प्रदेश 
भू - राजस्व अधिनियम , 1901 ( 1901 का 
अधिनियम संख्या 3 ) की धारा 223 के साथ पठित 
धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 


2. 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री हुकम 
चन्द , तदर्थ दानिक्स को , उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के रूप 
में नियुक्त किया जाता है तथा उस समय तक कलैक्टर 
प्रथम श्रेणी की शक्तियां , अपने कार्यभार संभालने की 
तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश 
तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान की जाती हैं । 
दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम , 1954 ( 1954 का 
अधिनियम संख्या 12 ) की धारा 76 के साथ पठित 
धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री हुकम चन्द , तदर्थ दानिक्स 
को , उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा 
राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा 
उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर 
की सभी शक्तियाँ , अपने कार्यभार संभालने की तिथि 
से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश 

तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान की जाती हैं । 
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत 

नहर तथा जल निकास अधिनियम , 1873 ( 1873 का 
अधिनियम संख्या 2 ) की धारा 3 के खंड 6 के साथ 
पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
में , श्री हुकम चन्द , तदर्थ दानिक्स को कलैक्टर के रूप 
में , सभी कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के 
लिए , अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब 
तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी 
के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो 

भी पहले हो , नियुक्त किया जाता है । 
5. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम 

संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 
1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को 
निर्वाहन करने के लिए श्री हुकम चन्द , तदर्थ दानिक्स 
को , उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की 
शक्तियाँ, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब 
तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी 
के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो 

भी पहले हो , प्रदान की जाती हैं । 
6. पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम ) 

अधिनियम , 1948 ( 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 

संख्या 50 ) की धारा 20 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
2998 छ4/12 - - 2 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के लिए, श्री हुकम चन्द , तदर्थ दानिक्स को उस समय 
तक बन्दोबस्त अधिकारी ( चकबंदी ) के रूप में , अपने 
कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व . 
विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत 
हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , 

नियुक्त किया जाता है । 
7. दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम , 1960 ( 1960 

का अधिनियम सं. 24 ) की धारा 2 के खंड ग द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो , के लिए 
सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए श्री हुकम 
चन्द , तदर्थ दानिक्स को अपने कार्यभार संभालने की 
तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत है अथवा अगले 
आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो , प्राधिकृत किया 

जाता है । 
F. No. 7( 1)/ Rev. Deptt./ GA br:/ Rev. P./ SDM/ 2012 / 
P .F ./ 1716 . - In pursuance of the Services Department s 
order No. 330 dated 22 -6 - 2012 , Shri Hukam Chand, Adhoc 
DANICS has joined as Sub -DivisionalMagistrate (Punjabi 
Bagh ), Distt . West on 27.06 .2012 ( F /N ). Now , therefore , 

1. In exercise of the powers conferred by 

sub -section (1 ) of Section 27 of the Punjab 
Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII 
of 1887 ) as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt. Govemor of National 
Capital Territory of Delhihereby confers upon 
Shri Hukam Chand , Adhoc DANICS the power 
ofAssistant Collector, 1st Class under the said 
Act within the National Capital Territory of 
Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and 
so long as he holds the Post ofSub-Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till 

further orders whichever is earlier. 
2. In exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of Section 15 read with Section 
223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 
1901 (Act No . III of 1901) as extended to the 
National Capital Territory of Delhi, the Lt. 
Governor of National Capital Territory of Delhi 
hereby appoints Shri Hukam Chand , Adhoc 
DANICS as Assistant Collector, Ist Class 
under the said Act within the National Capital 
Territory of Delhi, and confers upon him all 
the powers of Collector under the said Act 
within the National Capital Territory ofDelhi, 
w. e.f. date ofassumption of charge andsolong 
as he holds the Post of Sub - Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till 
further orders whichever is earlier. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


3. In exercise of the powers conferred by 
· sub - section ( 1 ) of Section 7 read with Section 

76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act 
No. 12 of 1954 ) the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri 
Hukam Chand , Adhoc DANICS as Assistant 
Collector, 1st Class and Revenue Assistant in 
the National Capital Territory of Delhi and 
confers upon him all the powers of Collector 
under the said Actwithin the National Capital 
Territory of Delhi, w .e. f. date ofassumption of 
charge and so long as he holds the post of 
Sub - Divisional, Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 
earlier. 


4. In exercise of the powers conferred by Section 

4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern 
India Canal & Drainage Act, 1873 ( ActNo.2 of 
1873 ) as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt.Governor of National 
Capital Territory ofDelhi,hereby appoints Shri 
Hlukam Chand , Adhoc DANICS as Collector, 
to exercise or perform the duties conferred or 
imposed under the said Actwithin the National 
Capital Territory of Delhi , w. e. f. date of 
assumption of charge and so long as he holds 
the post of Sub - Divisional Magistrate in the 
Revenue Department or till further orders 
whichever is earlier. 


. 7. Inexercise of the powers conferred by Clause 

( e ) of Section 2 of the Delhi Land Holding 
( Ceiling) Act, 1960 ( F.No. 24 of 1960 ) the Lt. 
Governor National Capital Territory of Delhi, 
is pleased to authorize Shri Hukam Chand , 
Adhoc DANICS to perform the function of the 
Competent Authority under the said Act within . 
the whole areas to which the provision of the 
said Act are applicable w .e.f.date of assumption 
of charge and so long as he holds the post of 
Sub - Divisional Magistrate in the Revenue 

Department or till further orders whichever is 
: earlier . 

सं . फा . 7 / ( 1 ) / रा. वि . / स. से. शा . / रा . श . /उपम .द . / 
2012 / पार्ट . फा . / 1717. - सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश 
सं. 241 दिनांक 17- 5 - 2012 के सन्दर्भ में श्री पवन कामरा , तदर्थ : 
दानिक्स ने दिनांक 18 - 5 - 2012 ( पूर्वाह्न ) को उप - मण्डलीय 
दण्डाधिकारी , ( करोल बाग ) , जिला मध्य , का कार्यभार संभाल लिया 
है । अत : - 

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब . 

भू - राजस्व अधिनियम , 1887 ( 1887 का पंजाब 
अधिनियम संख्या 17 ) की धारा 27 की उप - धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम 
के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री पवन 
कामरा, तदर्थ दानिक्स को , उस समय तक सहायक 
कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां , अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग 
में उप - मण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं 
या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान 

की जाती हैं । 
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर 

प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 ( 1901 का 
अधिनियम संख्या 03 ) की धारा 223 के साथ पठित 
धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 
श्री पवन कामरा , तदर्थ दानिक्स को , उक्त अधिनियम 
के अंतर्गत उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम 
श्रेणी के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उस समय 
तक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां, अपने कार्यभार 
संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग 
में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या 
अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , की जाती 


5. In exercise ofpowers conferred by Clause 19A 

of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 
1954 (ActNo. 8 of 1954 ) the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi, hereby 
empowers Shri Hukam Chand , Adhoc DANICS 
as Assistant Collector, 1st class to perform the 
function of Revenue Assistant described in 
the Schedule I as appended to the said Act 
within the National Capital Territory of Delhi, 
w .e. f. date of assumption of charge and so long 
as he holds the post of Sub - Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till 
further orders whichever is earlier . 


6. In exercise of the powers conferred by sub 

section (1 ) of Section 20 of East Punjab 
Holdings ( Consolidation & Prevention of 
Fragmentation ) Act 1948 (Act No . 50 of 1948 ) 
as enforced in the NationalCapital Territory of 
Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoints Shri 
Hukam Chand , Adhoc DANICS as Settlement 
Officer (Consolidation ) for National Capital 
Territory ofDelhi, w .e.f. date of assumption of 
charge and so long as he holds the post of 
Sub -Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 
earlier, 


. 3. 


दिल्ली भू - राजस्व अधिनियम , 1954 ( 1954 का 
अधिनियम संख्या 12 ) की धारा 76 के साथ पठित 
धारा 7 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 


PART IV] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


: 


एतद्द्वारा श्री पवन कामरा , तदर्थ दानिक्स को , उस 
समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व 
सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की 
सभी शक्तियाँ, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय 
दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों 

तक इनमें से जो भी पहले हो , प्रदान की जाती हैं । 
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत 
नहर तथा जल निकास अधिनियम , 1873 ( 1873 का 
अधिनियम संख्या 2 ) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ 
पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
में , श्री पवन कामरा, तदर्थ दानिक्स को कलैक्टर के 
रूप में , सभी कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने 
के लिए, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब 
तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी 
के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो 

भी पहले हो , नियुक्त किया जाता है । 
5. दिल्ली भूमि सूधार अधिनियम , 1954 के अधिनियम 

संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 
परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन 
करने के लिए श्री पवन कामरा , तदर्थ दानिक्स को , उस 
समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ , 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह 
राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 

कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले 
। हो, प्रदान की जाती हैं । 
6. पूर्वी पंजाब जोत ( चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम ) 

अधिनियम , 1948 ( 1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 
संख्या 50 ) की धारा 20 की उप - धारा (I ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के लिए , श्री पवन कामरा , तदर्थ दानिक्स को उस 
समय तक बन्दोबस्त अधिकारी ( चकबंदी ) के रूप में , 
अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह 
राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर 
कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले 

हो , नियुक्त किया जाता है । 
7. दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम ,1960 ( 1960 

का अधिनियम सं. 24 ) की धारा 2 के खंड ग द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो , के लिए 


सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए श्री पवन 
कामरा , तदर्थ दानिक्स को , अपने कार्यभार संभालने 
की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग. में 
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अथवा 

अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो , प्राधिकृत 
किया जाता है । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

कुलदीप सिंह गंगर , विशेष सचिव 
F. No. 7( 1)/Rev. Deptt./GA br./Rev.P./SDM /2012 / 
P. F / 1717 .---- In pursuance of the Services Department s 
order No. 241 dated 17 -5 -2012 , Shri Pawan Kamra , 
Ad hoc DANICS has joined as Sub - DivisionalMagistrate 
(Karol Bagh ), Distt . Central on 18 -5 -2012 ( F /N ). Now , 
therefore, 

1. In exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1) of Section 27 of the Punjab 
Land Revenue Act, 1887 (Punjab ActNo. XVII 
of 1887 ) as enforced in the National Capital 
Territory of Delhi, the Lt. GovernorlofNational 
Capital Territory ofDelhi hereby confers upon 
Shri Pawan Kamra ,Adhoc DANICS the power 
ofAssistant Collector, 1st Class under the said 
Act within the National Capital Territory of 
Delhi, w .e.f. date of assumption of charge and 
so long as he holds the PostofSub -Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till 

further orders whichever is earlier. 
2. In exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1) of Section 15 read with 
Section 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue 
Act, 1901(Act No . III of 1901) as extended to 
the National Capital Territory of Delhi, the Lt. 
Governor ofNational Capital Territory of Delhi 
hereby appoints Shri Pawan Kamra, Ad hoc 
DANICS as Assistant Collector, 1st Class 
under the said Act within the National Capital 
Territory ofDelhi, and confers upon him all the 
powers of Collector under the said Act within 
the National Capital Territory of Delhi, w .e. f. 
date of assumption of charge and so long as 
he holds the post ofSub -DivisionalMagistrate 
in the Revenue Department or till further orders 

whichever is earlier. . . 
3. In exercise of the powers conferred by 

sub -section (1) of Section 7 read with 76 of the 
Delhi Land Revenue Act, 1954 (ActNo. 12 of 
1954 ), the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi,hereby appoints Shri Pawan 
Kamra , Ad hoc DANICS asAssistantCollector, 
Ist Class and Revenue Assistant in the 
National Capital Territory of Delhi and confers 
upon him all the powers of Collector under the 
said Actwithin the National Capital Territory 
of Delhi, w. e.f. date of assumption of charge 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART TV 


and so long as he holds the post of Sub 
Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 

earlier. 
4 . In exercise of the powers conferred by 

Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the 
Northern India Canal & Drainage Act , 1873 
(ActNo. 2 of 1873 ) as enforced in the National 
Capital Territory ofDelhi, the Lt.Governor of 
National Capital Territory of Delhi, hereby 
appoints Shri Pawan Kamra, Ad hoc DANICS 
as Collector, to exercise or perform the duties 
conferred or imposed under the said Actwithin 
the National Capital Territory ofDelhi, w .e .f. 
date of assumption of charge and so long as 
he holds the Post ofSub - DivisionalMagistrate 
in the Revenue Departmentortill further orders 

whichever is earlier. 
5. In exercise of powers conferred by Clause19A 

of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 
1954 (Act No. 8 of 1954 ), the Lt.Governor of 
National Capital Territory of Delhi, hereby 
empowers Shri Pawan Kamra , Ad hoc DANICS 
as Assistant Collector, I st class to perform the 
function of Revenue Assistant described in 
the Schedule I as appended to the said Act 
within the National Capital Territory of Delhi, 
w .e.f. date ofassumption ofcharge and so long 
as he holds the post of Sub -Divisional 
Magistrate in the Revenue Department or till 
further orders whichever is earlier. 


6 . In exercise of the powers conferred by 

sub -section (1) of Section 20 of East Punjab 
Holdings (Consolidation & Prevention of 
Fragmentation )Act, 1948 (Act No . 50 of 1948 ) 
as enforced in the National Capital Territory of 
Delhi, the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint 
Shri Pawan Kamra , Ad hoc DANICS as 
SettlementOfficer (Consolidation ) for National 
Capital Territory of Delhi, w .e.f. date of 
assumption of charge and so long as he holds 
the Post of Sub -Divisional Magistrate in the 
Revenue Department or till further orders 

whichever is earlier. 
7 . In exercise of the powers conferred by Clause 

(c ) of Section 2 of the Delhi Land Holding 
(Ceiling ) Act, 1960 ( F. No . 24 of 1960 ), the Lt. 
Governor of National Capital Tcrritory of Delhi, 
is pleased to authorize Shri Pawan Kamra , 
Adhoc DANICS to perform the function of the 
Competent Authority under the said Act within 
the whole areas to which the provision of the 
said Act are applicable w .e .f. date ofassumption 
of charge and so long as he holds the post of 
Sub -Divisional Magistrate in the Revenue 
Department or till further orders whichever is 
earlier 
By Order and in the Nameofthé Lt.Governor 

ofNational Capital Territory ofDelhi, 
KULDEEP SINGH GANGAR , Spl. Secy. 


. 


. . - . . - - 


. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


